इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्यप्रदश 


सत्य मेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 7 ] 


भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 14 फरवरी 2014- माघ 25 , शक 1935 


भाग २ 
स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश 


बैतूल, दिनांक 31 जनवरी 2014 


क्र . 2014 - एसजेएस - 1 - वार्ड परिसीमन -72. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्रमांक 37 , सन् 1961 ) की धारा 29 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, शासन, नगरपालिका परिषद् मुलताई, जिला बैतूल के वार्डों का विस्तार नीचे दी 
गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा , अवधारित करता है : 

अनुसूची 


क्र . 


वार्ड क्रमांक 

( 2 ) 


वार्ड का नाम 

( 3 ) 


वार्ड की संभावित जनसंख्या 

( 4 ) 


( 1 ) 


1 


1 


2190 


2 


2 


1912 


3 


3 


2175 


4 


4 


ताप्ती वार्ड मुलताई 
तिलक वार्ड मुलताई 
भगतसिंह वार्ड मुलताई 
सुभाष वार्ड मुलताई 
शास्त्री वार्ड मुलताई 
गुरूसाहब 

वार्ड 
महावीर वार्ड मुलताई 


2030 


5 


5 


2004 


6 


6 


मुलताई 


1947 


7 


7 


1867 


233 


234 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


8 


8 


1892 


9 


9 


2016 


10 


10 


1859 


11 


11 


2170 


विवेकानंद वार्ड मुलताई 
नेहरू वार्ड मुलताई 
आजाद वार्ड मुलताई 
पटेल वार्ड मुलताई 
गांधी वार्ड मुलताई 
अम्बेडकर वार्ड मुलताई 
राजीवगांधी वार्ड मुलताई 
इंदिरागांधी वार्ड मुलताई 


12 


12 


1857 


13 


13 


2083 


14 


14 


1863 


15 


15 


2111 


वार्ड का नाम 


चर्तुर सीमा का विवरण 


वार्ड 
क्रमांक 
( 1 ) 


संभावित 
जनसंख्या 
( 3 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


1 


ताप्ती वार्ड 


2190 


उत्तर - भागमल गजमल नागले के मकान से चलते हुए चंदोराखुर्द की दक्षिण 

मेड़ से शशिकांत हुद्वार के खेत के खसरा नं. 340 को अंदर लेते हुए 
पश्चिम की ओर चलते हुए बुध्या व. बिरबल पवार के खसरा नं. 327 

के पूर्वी भाग तक . 
पूर्व- सिमैया के मकान से स्टेशन मार्ग से चलते हुए मधु पवार के मकान को 
लेकर रोड पार रेल्वे फेसिंग के किनारे पूर्व की ओर चलते हुए 

रेल्वे 
लाईन पार कर अजाब मालवीय के मकान से उत्तर की ओर भागमल 

गजमल नागले के मकान से चंदोराखुर्द की सीमा तक . 
दक्षिण - हिराचंद जैन के मकान के पीछे वाले भाग से पूर्व की ओर चलते हुए 

धनलाल यादव के मकान को लेते हुए ताकतसिंग सोलंकी के मकान 

एवं रमेश कुमार सूर्यवंशी से ओमकार डेयरी स्टेशन रोड तक , 
पश्चिम - चंदोराखुर्द की सीमा की दक्षिण की ओर शशीकांत हुद्वार के खेत के 

खसरा नं . 340 के पश्चिम मेड से चलते हुए खसरा नं . 337 को सम्मिलित 
कर ईदगाह के पूर्व भाग से रेल्वे बाउण्ड्री से आगे रेल्वे लाईन पार कर 
पी.डब्ल्यू.आई. इंजीनियर निवास से पूर्व की ओर चलते हुए प्राथमिक 
शाला रेल्वे कालोनी को सम्मिलित कर माननीय न्यायाधीशों के एवं 
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) के बंगले को शामिल करते हुएहिराचंद 

जैन के मकान तक . 
उत्तर - डॉ . कडवे के मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए पूरनलाल साहू 

शिक्षक का मकान से लहरी आश्रम एवं शनि तालाब को लेते हुए 
सॉई मंदिर को शामिल करते हुए उत्तर की ओर सिविल रोड चलते 
हुए उत्कृष्ट स्कूल को लेते हुए सिविल लाईन के क्वार्टस को 
शामिल कर रेल्वे स्टेशन रोड पार कर पुलिस क्वार्टस को शामिल 
कर हाईस्कूल ग्राउण्ड को लेते हुए लीलाबाई वासूदेव बेले के 
मकान को शामिल कर पूरन पवांर के मकान को लेते हुए हिराबाई 
उकण्डया के मकान तक . 


2 


तिलक वार्ड 


1912 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014 


235 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 

( 4 ) 
पूर्व- डॉ . उदयभान साबरे के मकान से चलते हुए चौबे महाराज की दुकान को 

लेते हुए बैतूल -- नागपुर रोड पार कर जय स्तंभ चौक से फव्वारा चौक 

से स्टेशन मार्ग से चलते हुए डॉ . कड़वे के मकान तक . 
दक्षिण - गोकुल पवांर के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए सुरेश पवार के 

एवं धर्मे के मकान को लेते हुए रामकिशन लोहार के मकान को 
शामिल कर रमेश पाण्डे के मकान से थाना रोड पार कर नरसिंग यादव 
के मकान को लेते हुए गली पार कर हुद्वार के मकान को लेते हुए 

गोपीनीथ शर्मा के मकान को शामिल कर गुलाब सोनी के मकान तक . 
पश्चिम - हिराबाई उकण्डया के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए हरिश 

जैन की दुकान को सम्मिलित करते हुए बैतूल -नागपुर रोड चलते 
हुए ताप्तीजी की प्रथम पुलिया से लक्ष्मीचंद अग्रवाल के मकान को 
शामिल करते हुए नागपुर एवं मासोद रोड पार कर लक्ष्मणसिंह परिहार 
के मकान को शामिल करते हुए प्रेमसिंह ठाकुर के मकान तक . 


3 


भगतसिंह वार्ड 


2175 


उत्तर - जिन्दा पवार के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए रोड पार 

सागरेजी के मकान को सम्मिलित कर गणपति गायकवाड दिवानजी 
के मकान से रोड पार कर मंगलप्रसाद बरमैया मासाब के मकान को 
सम्मिलित कर सुकलाल सोलंकी के मकान को लेकर बैतूल - नागपुर 
रोड से चलते हुए ड्रीम लेण्ड सिटी को शामिल कर ग्राम परमण्डल की 
सीमा तक . 


पूर्व- गीताबाई पति पन्नालाल पवार के मकान से पुरानी दारू भट्टी को लेते 

हुए ( पार्नीयर वेली स्कूल ) रामकांती बाई पति रघुवीरसिंह चौहान 
के मकान को शामिल कर उत्तर की ओर चलते हुए लताबाई डडोरे 
के मकान को सम्मिलित कर डॉ . सिसोदिया के मकान को शामिल 
कर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए गुलाबराव व शिवराम साबले 
के मकान तक. 


दक्षिण - पारेगांव रोड की सीमा से पूर्व की ओर चलते हुए मधु व. जंगली के 

मकान एवं खेत को शामिल कर चमनसिंह ठाकुर के मकान को लेते 

हुए चैतराम जंगली एवं मधु जंगली के सीमेंट की दुकान तक . 
पश्चिम - परमण्डल की सीमा से ड्रीम लेण्ड सिटी को लेते हुए पारेगांव की सीमा 

एवं रोड तक . 
उत्तर - अंछाराम पटेल के मकान से पश्चिम की ओर बैतूल नागपुर रोड 

चलते हुए हॉस्पिटल को शामिल कर सूर्या प्रोविजन के आगे नाला पार 
कर रामाधार भावसार के मकान तक . 


4 


सुभाष 

वार्ड 


2030 


पूर्व- चंद्रशेखर सोनी के खेत की पूर्वी मेड़ से ताप्ती नदी के किनारे- किनारे उत्तर 

की ओर चलते हुए अंछाराम पटेल के मकान तक . 
दक्षिण - पारेगांव की सीमा से बिरूल रोड फलाँग नं . 2/2 खसरा नं . 50 के 

दक्षिण भाग से पूर्व की ओर चलते हुए सातोडा नदी पार कर शिवप्रसाद 
अग्रवाल के खेत को सम्मिलित कर आगे चंद्रशेखर सोनी के खेत 
की पूर्व की मेड़ ताप्ती नदी के बिरूल रोड की पुलिया तक . 


236 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 
पश्चिम ---- दीनदयाल व भयाजी गढ़ेकर एवं हरीराम डडोरे के मकान से दक्षिण 

की ओर चलते हुए शांति देवी चैतराम नरवरे के मकान को सम्मिलित 
कर पूर्व की ओर चलते हुए कान्ता बाई वराठे के मकान को लेते 
हुए भोला व रामदयाल सूर्यवंशी के मकान से रोड पार कर नाले के 
किनारे -किनारे दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए टावर को लेते हुए 
मेड़ पार कर रूपेश सोनी के मकान को लेकर पारेगांव के किनारे 
पारेगांव रोड पार कर पश्चिम की ओर चलते हुए मीनाबाई बांरगे 
के मकान एवं किराना दुकान को सम्मिलित कर गोस्वामी समाज के 
कब्रस्तान को सम्मिलित कर पारेगांव की सीमा तक . 


5 


शास्त्री वार्ड 


2004 


उत्तर--- सदाशिव जैन के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए हरोडे भवन बन्ना 

बोबडे के मकान से सी.सी. रोड चलते हुए के. एल. श्रीवास्तव के मकान 
तक वहां से मासोद रोड पार कर उत्तर की ओर झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र को 

सम्मिलित करते हुए सूरजमल स्मृति भवन तक . 
पूर्व--- नारायण देशमुख पेंटर के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए यशवंत बेलदार 

के मकान को शामिल कर रोड पार करते हुए घोडे के मकान को सम्मिलित 
कर चंद्रशेखर सोनी के मकान को लेते हुए महेन्द्र (पिल्लू जैन ) के मकान 


तक . 


दक्षिण - ताप्तीजी की प्रथम पुलिया से किनारे -किनारे चलते हुए बिरूल रोड ताप्तीजी 

की पुलिया के किनारे तक वहां से नवनिर्मित कॉजी हाउस को शामिल 
कर बिरूल रोड से पूर्व की ओर चलते हुए मासोद रोड पार कर कैलाशचंद्र 
वकील के मकान को शामिल कर किसन पवांर के मकान तक . 


पश्चिम -किसन पवांर के मकान की गली से चलते हुए शंकर देशमुख पटवारी 

के मकान तक . 


6 


गुरूसाहब वार्ड 


1947 


उत्तर--- गंगाधर जैन के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए बर्डे मास्टर के मकान 

से सी.सी. रोड चलते हुए रोड पार कर सेलकरी बाबू के मकान को 
शामिल कर आगे चलते हुए लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा के मकान को सम्मिलित 
कर कृष्णराव कदम के मकान से गली पार कर बाबूराव बेले के मकान 
से चलते हुए मनाबाई आंनदसिंग राजपूत के मकान को लेते गली 
पार कर गजामल नानक पवार के मकान को लेते हुए अंजू हरि लोहार 

की दुकान तक . 
पूर्व - अमरू सेठ के खेत से उत्तर की ओर चलते हुए नया बायपास मार्ग पार 

कर मैना बाई कालोनी को शामिल कर पुराना बायपास मार्ग पार कर 
नाले को कामतानाथ भार्गव के खेत की बीच की मेड के किनारे चलते 
हुए अर्जुन साहू की चक्की के सामने तक वहां से पुराना बायपास मार्ग 
पर पश्चिम की ओर चलते हुए पारडसिंगा वाले के मकान को शामिल 
कर रोड पार कर रामभाउ कुम्भारे के मकान को लेते हुए गंगाधर जैन 

के मकान तक . 
दक्षिण --- नत्थू कोडले 

कोडले से पश्चिम की ओर चलते हुए कन्हैया बोबडे के भूखण्ड 
को लेते हुए पुराना बायपास पार कर मासोद पम्प हाउस को शामिल 
करते हुए रोड पार सहदेव कुंबी के मकान से परमार मास्टर के खेत 
को शामिल कर विरेन्द्रनाथ गोपीनाथ भार्गव के खेत की मेड से नया 
बायपास मार्ग कर मेड के किनारे चलते हुए अमरू सेठ के खेत हिराखापा 
की सीमा तक . 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


237 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 
पश्चिम --- अमरू सेठ के खेत की मेड से पूर्व की ओर चलते हुए अमरावती रोड 

के किनारे तक. 


7 


महावीर वार्ड 


1867 


उत्तर-- रमेश बिसराम ढीमर के मकान से ( दरगाह ) के पास से पश्चिम दिशा की 

ओर चलते हुए आमना बी शेखजी के मकान से सुन्दरलाल कुम्हार 
मकान से रोड पार कर छोटी मस्जिद से लेकर चिरोंजी खटीक के मकान 
को लेकर दिलीप राउत के मकान से सामने की गली पार कर नवकिशोर 
जैसवाल के मकान को लेते हुए रमेश जैसवाल के मकान से गांधी चौक 
की ओर चलते हुए नवनीत चंदेल की दुकान से डॉ . अशोक भार्गव के 
निवास को शामिल कर से रोड पार कर पन्ना साहू के मकान से अवस्थी 
महाराज के मकान को शामिल कर गली पार कर नेमाजी जैन के मकान 

से चलते हुए जैन मंदिर तक . 
पूर्व- मंगल साहू के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए लक्ष्या ढीमर एवं 

सार्वजनिक गणेश मंदिर को शामिल कर कैलाश किराना दुकान को 
सम्मिलित करते हुए राजू प्रजापति के मकान को लेते हुए कृष्ण किशोर 

जैसवाल के मकान तक . 
दक्षिण - जैन मंदिर के पीछे वाले भाग से धर्मचंद जैन के मकान को शामिल करते 

हुए बर्डे के मकान से गली में पूर्वदिशा की ओर चलते हुए बाबा कडुकार 
को सम्मिलित कर जैन मंदिर गली पार कर निर्मला यादोराव कुंबी के 

मकान को शामिल कर पुराना बाय पास रोड तक. 
पश्चिम - मंजु बेवा रमेश कुंबी के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए नौ गजी 

बाबा की दरगाह को शामिल करते हुए उपास्या ढीमर के मकान तक . 


8 


विवेकानंद वार्ड 


1892 


उत्तर - आजादसिंग पंजाबी की दुकान से बैतूल रोड चलते हुए जिला सहकारी 

बैंक की बिल्डिंग ( बुटी बिल्डिंग ) को सम्मिलित करते हुए गांधी चौक 
की ओर चलते हुए महेश शर्मा के मकान को लेते हुए रोड पार धोपाड़े 
मेडिकल से गली में चलते हुए शशीकांत हुद्वार के मकान को लेते हुए 
गिरधर यादव के मकान तक . 


पूर्व 


सुनिल भार्गव के मकान से चलते हुए उत्तर की ओर कॉपरेटिव सोसायटी 
को सम्मिलित कर बाल किशन लखेरे के मकान को लेते हुए रोड पार 
कर सुमित शिवहरे के मकान से जैन कोल्ड्रिंग रोड चलते हुए वैधप्रकाश 
अग्रवाल के मकान को शामिल कर कमलाबाई नारायण साहू के 
दुकान तक . 


दक्षिण - शंकर रामा माली के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए राजा अग्रवाल 

के मकान से रोड पार कर योगी भार्गव के मकान को शामिल करते हुए 
संजय भार्गव के मकान तक . 


पश्चिम - कालूराम सोनी के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए गुरूसाहब मंदिर 

को लेते हुए शिवाजी मराठा के मकान को लेते हुए नत्थू तेजी के मकान 
से गली में चलते हुए नामदेव गेन्दू कडूकार के मकान से चलते हुए 
उमरावदे मास्टर के मकान को शामिल कर रोड पार कर मदन सोनी के 
मकान से चलते हुए रमेश दाढे के मकान को शामिल कर गुलाबराव 
ढोडके के मकान तक . 


238 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


9 


नेहरू वार्ड 


2016 


उत्तर - ग्राम कामथ की सीमा से सूर्य नारायण तालाब को शामिल करते हुए अमरावती 

रोड पार कर शेख रफीक व. शे. नादर के मकान को शामिल करते हुए 
कलीमुद्दीन पटेल के मकान को लेते हुए अनुसया माता मंदिर को शामिल 
कर शेषराव सूर्यवंशी के मकान से चलते हुए कामता बाबू भार्गव के खेत 

की बीच की मेड़ तक . 
पूर्व ग्राम खरसाली की सीमा से चलते हुए श्री जी. एल. पवार मासाब के खेत 

को शामिल कर नवीन बाय पास पार कर कान्ता पवार के मकान को 
शामिल करते हुए रामराव मराठा के खेत के खसरा नं. 1226 को लेते 
चिन्ध्या हरबू 

के खेत को लेते हुए ग्राम कामथ की सीमा तक. 
दक्षिण - ग्राम चौथिया की सीमा से चलते हुए निम्बा बहया के खेत को शामिल 

कर ग्राम खरसाली की सीमा तक . 


पश्चिम - कामतानाथ भार्गव के मकान एवं खेत के बीच के मेड से चलते हुए 

नाला पार कर अमरावती रोड सिचाई कालोनी को लेते हुए ऐनू बाई पण्डाग्रे 
के मकान से आगे अमरावती रोड की ओर चलते हुए अमरचंद अग्रवाल 
के खेत ग्राम चौथिया की सीमा तक. 


10 


आजाद वार्ड 


1859 


उत्तर धनाराम चिपड्या साहू के मकान से नागपुर बैतूल रोड पश्चिम दिशा की 

ओर चलते हुए स्टेट बैंक को सम्मिलित करते हुए ओम वस्त्रालय 
( ब्रम्हा सेठ की दुकान ) को लेते हुए अजय व. नन्दलाल शिवहरे की 

जूते की दुकान तक. 
पूर्व जुबैदाबी अब्दुल रज्जाक के मकान से शेख छोटे व. शेख सरदार के मकान 

को लेते हुए रियाज पहलवान के मकान को शामिल करते हुए धनाराम 

चिपड्या साहू के मकान तक . 
दक्षिण - दिपक शिवहरे की दुकान से जैन कोल्ड्रिंग मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर 

चलते हुए शुभम किराना दुकान को सम्मिलित करते हुए कालूराम जैन 

की दुकान तक . 
पश्चिम - नूर 

अली मुल्ला 

की दुकान से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए 

ओमकार 
साहू के मकान को शामिल करते हुए मुन्ना कसारे के मकान से अक्तर 
खाँ के मकान को लेते हुए धुडल्या बचले की चक्की को सम्मिलित 

कर शेख करीम ड्राईवर के मकान तक . 
उत्तर - खेड़ली रोड के पूर्व भाग में हैण्डपंप से नागदेव स्थापना चंदोरा खुर्द की 

सीमा के दक्षिण मेड़ से हबीब खाँ का खेत ख. नं. 342 के उत्तर से 

पूर्व की ओर कामथ ग्राम की सीमा तक . 
पूर्व- बैतूल नागपुर रोड नवीन हाईस्कूल से महादेव एजेन्ट के मकान को लेते 

हुए किशोरी जंगली पंवार के मकान को शामिल कर रोड पार करते 
विमला बाई भैय्यालाल पंवार के मकान को लेकर गली पार कर 
सी.एम.ओ. बंगले को लेते हुए हाउसिंग बोर्ड कालोनी को छोड़कर नवाब 
खाँ के खेत की मेड़ से चलते हुए पंचायत ट्रेनिंग को शामिल कर कामथ 
की सीमा से चलते हुए रेल्वे लाईन पार कर बिरजलाल पंवार एवं धोपाड़े 
के खेत को अंदर लेते हुए हबीब खाँ के खेत के उत्तरी भाग एवं ग्राम 
चंदोरा खुर्द की सीमा तक . 


11 


पटेल वार्ड 


2170 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014 


239 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


दक्षिण-- रामराव मराठा के मकान से बैतूल -नागपुर रोड के उत्तरी भाग को 

अन्दर लेते हुए पूर्व की ओर मस्जिद से छोटे मियाँ के मकान से नवीन 

हाईस्कूल के पूर्व भाग की सीमा तक . 
पश्चिम --- चंदोराखुर्द की सीमा से खेड़ली -मुलताई रोड हैण्डपंप से दक्षिण की ओर 

चलते हुए गन्नू पंवार के मकान से सुधाकर धोपाड़े के मकान से अमरदास 
मानकर के मकान से रेल्वे गेट से लाईन पार कर रेल्वे बाउण्ड्री के किनारे 
चलते हुए नाका क्रमांक 02 को सम्मिलित कर स्टेशन रोड से पूर्व के 
किनारे -किनारे चलते हुए श्रीकृष्ण टाकीज से आगे रामराव मराठा के 
मकान तक . 


12 


गांधी वार्ड 


1857 


उत्तर -शेख इसराईल ( कबाड़े वाला ) के मकान से चलते हुए पुराना बायपास पार 

कर शेख पप्पू व. शेख कासम के मकान से गांधी चौक की ओर चलते 
हुए अजूमन स्लामिया की दुकान को शामिल करते हुए वामनराव माहोरे 

के मकान को लेते हुए ब्रज भूषण जैसवाल के मकान तक. 
पूर्व कमलाबाई के मकान से शेख इसराईल व. शेख मेहताब ( राजू ) के मकान 

को लेते हुए शेख तकरीम व. शेख मतीन ड्राईवर के मकान को शामिल 
करते हुए शेख इस्लाम व. शेख छोटे के मकान तक . 


दक्षिण - गौरी बाई रामा ढीमर के मकान से चलते हुए हनीफ खाँ व. कुन्नु खाँ 

के मकान को लेते हुए रोड पार कर रहमान व. रमजन के मकान को 
शामिल करते 

हुए शेख 

यूसुफ भाई व शेख अब्बास के मकान को लेते 
शेर मोहम्मद के मकान तक . वहां से गली पार कर साहेब खाँ ड्राईवर 
के मकान से पुराना बायपास रोड पार कर नंदू प्रजापति के मकान से 
मुन्ना अमझरे के मकान को शामिल करते हुए नारायण चेन्डे के मकान 
से शेख मुस्ताक 

के मकान तक . 
पश्चिम - ब्रज भूषण जैसवाल की गली से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए श्याम 

जैसवाल के मकान को लेते हुए कुँए की बाउण्ड्री तक . 


13 


अम्बेडकर वार्ड 


2083 


उत्तर - बुध्या बीरबल पंवार के ख. नं. 327 एवं चंदोरा ग्राम की सीमा की दक्षिण 

मेड़ से पश्चिम की ओर चलते हुए बाड़ेगांव रास्ता पार कर रामलाल 
प्रजापति के ख . नं . 286 ख . नं . 285 से पर मंडल रास्ता पार कर 
ख . नं . 254 से ख. नं . 239 को सम्मिलित कर रेल्वे लाईन तक. 


पूर्व 


अग्रवाल पेट्रोल पम्प से उत्तर की ओर चलते हुए गिरजा बाई मालवीय 
के मकान से रोड पार देशमुख रेंजर के मकान को शामिल कर रोड एवं 
नाला पार कर रोन्या भाउ के मकान को शामिल करते हुए इंजीनियर के 
मकान को शामिल कर रेल्वे लाईन पार कर पी.डब्ल्यू.आई. कार्यालय 

को लेकर बुध्या बिरबल पंवार के ख. नं . 327 की सीमा तक . 
दक्षिण - ग्राम पर मंडल की सीमा से पूर्व की ओर चलते हुए दुग्ध डेयरी को 

शामिल कर अग्रवाल पट्रोल पम्प तक . 
पश्चिम रेल्वे लाईन को अंदर लेते हुए ख. नं . 195 को सम्मिलित कर दुग्ध 

डेयरी से नागपुर - बैतूल रोड के उत्तर भाग तक . 


240 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


14 


राजीव गांधी वार्ड 


1863 


उत्तर - आबकारी विभाग के कार्यालय से बिरूल रोड चलते हुए खुश्याल मिस्त्री 

के मकान को शामिल कर ताप्ती नदी पार कर राजेन्द्र भार्गव के खेत 
को सम्मिलित करते हुए नवीन बायपास पार कर ग्राम पारेगांव की 

सीमा तक . 
पूर्व- पृथ्वीनाथ भार्गव की खेत की मेड़ से उत्तर की ओर चलते हुए 

प्रेमलाल 
पंवार शिक्षक के मकान को शामिल कर बिसन सोनी, जिवत्या पंवार 
के मकान को लेते हुए धन्नू तेजी के मकान को सम्मिलित करते हुए 
मासोद रोड पार कर मोक्षधाम द्वार को लेते हुए राजा सर्विसिंग सेन्टर 

से मनोज साबले के मकान को लेकर गंगा मंदिर तक . 
दक्षिण - पण्डाग्रे बाबू के खसरा न. 957 मासोद रोड फल्द नं. 3/3 से मासोद 

रोड पार कर जसी बाई एवं भागरती बाई के खेतों को शामिल करते 

हुए पृथ्वीनाथ भार्गव के खेत की मेड़ हिराखापा की सीमा तक . 
पश्चिम - बिरूल रोड फलाँग नं . 2/2 के दक्षिण भाग में बाजीलाल लक्ष्मण सोनी 

के खसरा नं . 830 सातोडा नाला पार कर खसरा नं . 831 से खसरा नं . 
835 से रास्ता पार कर अमरचंद अग्रवाल के खसरा नं . 846 , 847 से 
ताप्ती नदी पार कर पम्प नं. 04 को लेते हुए खसरा नं . 962 एवं 966 
को अंदर लेते पण्डाग्रे बाबू के 957 के दक्षिण मेड़ से मासोद रोड के 
फलाँग नं . 3/3 तक . 


15 


इंदिरा गांधी वार्ड 


2111 


उत्तर- कामथ की सीमा से पश्चिम की ओर चलते हुए मजिद चौहान इकबाल 

लोहार के कारखाने को लेते हुए हाउसिंग बोर्ड कालोनी को सम्मिलित 
करते सी.सी. रोड पार कर गणेश प्रसाद सूर्यवंशी के मकान को लेते 

हुए मुल्ला की चक्की को लेते हुए शेख रफीक ड्राईवर के भूखण्ड तक. 
पूर्व- मधु माहोरे के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए किसना साहू के मकान 

को लेते हुए बैतूल - नागपुर रोड पार कर इंद्रजीतसिंह पंजाबी के मकान 
एवं जमीन को सम्मिलित कर मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल के ऑफिस को 

लेते हुए प्रतापचंद जैन के कारखाने तक . 
दक्षिण - शेख तौफिक व. शेख के केले के गोदाम से पूर्व की ओर चलते हुए 

हमीद खाँ व. हातम खाँ के मकान को लेते हुए अमरावती रोड पार कर 
चील घर को सम्मिलित करते हुए कब्रस्तान को लेते हुए कामथ की 

सीमा को लेते हुए मधु माहोरे के मकान तक. 
पश्चिम - शेख रफीक ड्राईवर के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए हनुमन्तराव 

लिखितकर के मकान को लेते हुए रेस्ट हाउस की बाउण्ड्री से चलते 
हुए बैतूल -नागपुर रोड पार कर भाजपा कार्यालय के बाजू वाले स्कूल 
से शेख नवाब की दुकान से गांधी चौक रोड पार कर कम्युनिटी हॉल 
को सम्मिलित कर भद्या तिलन्थे के मकान को सम्मिलित कर शेष तौफिक 
के केले के गोदाम तक . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

राजेश प्रसाद मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 

बैतूल, दिनांक 31 जनवरी 2014 
क्र . 2014. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 72 , 
दिनांक 31 जनवरी 2014 की अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

राजेश प्रसाद मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


417 2 ] 


HETHGR 176747 , GGhich 14 part 2014 


241 


Betul, the 31st January 2014 


No. 2014 - SIS- 1.- Ward Parisiman - 72 -- In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 29 of 
the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 year 1961), the Government hereby determine the extent of 
wards of Municipal Council, Multai ( Distt. Betul) as per Schedule given below : 


SCHEDULE - 1 


S. No. 

( 1) 


Ward No. 

( 2 ) 


Name of the Ward 

( 3 ) 


Estimated Population 

( 4 ) 


1 


Tapti Ward 


2190 


2 


2 


Tilak Ward 


1912 


3 


3 


2175 


Bhagatsingh Ward 
Subhash Ward 


4 


4 


2030 


5 


5 


Shashtri Ward 


2004 


6 


6 


Guru Sahab Ward 


1947 


7 


7 


Mahavir Ward 


1867 


8 


8 


Vivekanand Ward 


1892 


9 


9 


Nehru Ward 


2016 


10 


10 


Azad Ward 


1859 


11 


Patel Ward 


2170 


12 


12 


Gandhi Ward 


1857 


13 


13 


Ambedkar Ward 


2083 


14 


14 


1863 


Rajiv Gandhi Ward 
Indira Gandhi Ward 


15 


15 


2111 


Estimated Population 


Particular of Boundary 


Ward 
No. 
( 1 ) 


Name of the 

Ward 
( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


01 


Tapti Ward 


2190 


North — From going to Bhagmal Gajmal Nagle s house to the south 

boundary of Chandora Khurd including Khasra No. 340 
of Shashikant Huddar s house field , then going to the west 
including the east part of Khasra No. 327 of Budhya S /O 
Birbal Pawar . 


East- From going to Simaiya s house to station road including 

the house of Madhu Pawar . To cross the road , along with 
the east side of railway fence then crossing the railway 
line the north side of Ajab Malviya s house to Bhagmal 
Gajmal s house including the boundary of Chandora 
Khurd . 


South - From back side of Hirachand Jain s house , going to the 

east including Dhanlal Yadav s house , Takatsingh Solanki s 
house and Advocate Ramesh Suryavanshi s house to 
Omkar Dairy at station road . 


242 


HEZTYN 1/6197 , faris 14 Tapet 2014 


[ TT 2 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


West. From the south side of the boundary of Chandora Khurd , 

including the west side of Khasra No. 340 of Shashikant 
Huddar and Khasra No. 337. East side of Idgah including 
Railway boundary P.W.I. Engineer residence after crossing 
the railway line , going to the east including Primary School 
Railway Colony , Bungalows of Judges and S.D.M. 
(Revenue ) to the house of Hirachand Jain . 


02 


Tilak Ward 


1912 


North -- From Dr. Kadwe s house , going to the west including 

house of Pooranlal Sahu ( Teacher ), Lahari Aashram , 
Shani Pond and Sai Temple . In the north going towards 
civil line, including Excellence School and Civil quarters, 
to cross the station road , including police quarters , high 
school play ground , the house of Lilabai Vasudev Bele , 
and the house of Pooran Pawar to the house of Hirabai 

Ukandya . 
East — From Dr. Udaybhan Sabre s house to the shop of Chaubey 

Maharaj. To cross Betul-Nagpur road , From Jai Stambh 
Chowk and Fawwara Chowk to Dr. Kadwe s house at 
station road . 


South - From going in the east side of the house of Gokul Pawar 

including the house of Suresh Pawar, Dharme, Ramkishan 
Lohar and Ramesh Pande . To cross Police Station Road , 
including the house of Narsingh Yadav , to cross the gali 
(ravine) including the house of Huddar and Gopinath 
Sharma to the house of Gulab Soni . 


West — Going to the south side of Hirabai Ukandaya s house 

including the shop of Harish Jain . Going on Betul Nagpur 
road at first bridge of Tapti, including the house of Laxmi 
Agrawal, to cross Nagpur and Masod road , including 
Laxmansingh Parihar s house to Premsingh Thakur s 
house . 


03 


Bhagat Singh Ward 


2175 


North — From , going to the west side of Jinda Pawar s house 

including Sagare s house. To cross the road from 
Gaykawad Patwari s house , including the house of Mangal 
Prasad Barmaiya , the house of Suklal Solanki, Dream 
Land City at Betul Nagpur road to the boundary of 
Parmandal. 


East - From Geetabai W / O Pannalal Pawar s house including wine 

shop , (Parneer Velley School) and the house of 
Ramkantibai W /O Raghuvirsingh Chouhan . Going to the 
north side , including the house of Latabai Dadore and the 
house of Sisodiya , to the house of Gulabrao S / O Shivram 
Sabre s house in the north . 


South — From going to the east side of Paragaon road s boundary , 

including the house of and the field of Madhu S /O Janglee 
and the house of Chaitram Janglee to the cement shop of 

Madhu Janglee . 
West- From the boundary of Parmandal to Dream Land City and 

road. 


YTT 2 ] 


HEZTEGY 176143 , GGhich 14 449 2014 


243 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


04 


Subhash Ward 


2030 


North - Going to the east side of Betul Nagpur road from 

Anchharam Patel s house , including Surya Provision and 
crossing Nala to Ramadhar Bhavsar s house . 


East-- From the east boundary of Chandrashekhar Soni s field , 

going along the bank of Tapti river to the house of 
Anchharam Patei . 


South — From the boundary of Paregaon to Birul Road Furlong No. 

2/2 . Going in the south side to east to Khasra No. 50 , 
crossing the Satoda river, including Shivprasad Agrawal s 
field , to the east side boundary of Chandrashekar Soni s 
field and the bridge of Tapti at Birul Road . 


West- From going to the south side of the house of Dindayal 

SIO Bhadyaji Garhekar and Hariram Dadore including the 
house of Shanti Devi Chaitram Narvare, going to the east, 
including the house of Kantabai Warathe . Crossing the 
road at the house of Bhola S /O Ramdayal Suryavanshi, 
going in the south side of Nala including Tower crossing 
the boundary , including the house of Rupesh Soni 
crossing the Paregaon Road , going in the west to 
Meenabai Barange s house and grocery shop to the bound 
ary of Paregaon including graveyard of Goswami Society. 


5 


Shastri Ward 


2004 


North - From going to in the west to the house of Sadashiv Jain , 

from Harode Bhavan Banna Bobde s house to 
K.L.Shrivastav s house including C.C.Road , After cross 
ing Masod Road and going in the north including Slum 
Area and Surajmal Smriti Bhavan . 


East- Going in the North , from Narayan Deshmukh s house in 

cluding Yashvant Beldar s house , to cross the road , includ 
ing Chandrashekhar Soni s house to Mahendra s (Pillu 
Jain ) house. 


South — Going to the first bridge of Tapti to the bridge of Tapti 

at Birul Road including newly built Kanzi House , going 
to the east side of Birul Road , to cross Masod Road , in 
cluding Kailash Chandra Advocate s house to the house 
of Kisan Pawar. 


West - From the Gali of Kisan Pawar to Shankar Deshmukh 

Patwari s house . 


6 


Guru Sahab Ward 


1947 


North - Going to the west from the house of Gangadhar Jain s 

house . From Barde Master s house , crossing road includ 
ing Selkari Babu s house , Laxman Prasad Mishra s house 
and Krishnarao Kadam s house , then crossing the Gali 
from Baburao Bele s house to Manabai Anandsingh 
Rajput s house then again crossing the Gali from Gajmal 
Nanak Pawar s house to Anju Hari Lohar s shop . 


244 


77EZYGET 170197 , fariah 14 at 2014 


[ M 2 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


East - Going to Amru Seth s field in the North , crossing to by 

pass road , including Mainabai Colony , crossing the old 
bypass road , going towards Arjun Sahu s flour mill along 
with Kanthanath Bhargav s field , From where going to 
wards the west, including house of resident of Paradsinga 
and Rambhau Kumbhare s house to Gangadhar Jain s 
house 


South - Going to the west including Natthu Kodle and the plot of 

Kanhaiya Bobde , then crossing the old bypass road includ 
ing Masod Pump House , From Sahadeo Kunbi s house 
to Virendra Gopinath Bhargav s field including Parmar 
Master s field then crossing the old bypass road , going 

towards Amru Seth s field to the boundary of Hirakhapa. 
West- From Amru Seth s field s east side to Amravati road . 


07 


Mahavir Ward 


1867 


North - Going towards the west side from the house of Ramesh 

Bisram Dhimar s house near Dargah ( Tomb ) to Aamna B 
Shekh s house and Sundarlal Kumbhare s house from 
where crossing the road , Chhoti Mazid to Chironji 
Khatik s house . Crossing the Gali from Dilip rout s house 
including the house of Navkishare Jaiswal , From Ramesh 
Jaiswal s house to Navnit Chandel s shop from where in 
cluding Dr. Ashok Bhargav s house , then crossing the 
road , from Panna Sahu s house to Jain Temple including 

the house of Awasthi Maharaj and Nemaji Jain . 
East Going towards the North from Mangal Sahu s house to 

lakshaya Dhimar , including Ganesh Temple , Kailash 
Grocery shop and Raju Prajapati s house to Krishna 
Kishore Jaiswal s house . 


South - From back side of Jain Temple , from Dharamchand Jain s 

house going towards east from Bardes s house including 
Baba Kadukar then crossing the Gali of Jain Temple , in 
cluding Nirmala Yadorao Kunbi s house to old bypass 
road . 


West - Going towards the east side from the house of Manju Beva 

Ramesh Kunbi to Upashya Dheemar including Nov Gaji 
Baba s Tomb. 


08 


Vivekanand Ward 


1892 


North -- To go Betul Road from Aazadsingh Panjabi s shop, includ 

ing Co -operative Bank building , from where going to 
Gandhi Chowk , including Mahesh Sharma s house , 
crossing the road where Dhopade medical store to Girdhar 

Yadav s house including Shashi Huddar s house . 
East - Going towards North , from Sunil Bhargav s house includ 

ing co -operative society and the house of Balkishan 
lakhera , then crossing the road from where Sumit 
Shivhare s house to Kamlabai Narayan Sahu s shop 
including Vaidhprakash Agrawal s house at Jain Coldrink 
road . 


9TL 2 ] 


TEZY 91 175747 , fatit 14 pt 2014 


245 


weer 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


South - Going towards the east side from Shankar Mali s house 

to Sanjay Bhargav s house including the house of Raja 
Agrawal and the house of Yogi Bhargava . 


West. Going towards the south from the house of Kaluram Soni 

including Guru Sahab Temple and Shivaji Maratha , from 
Natthu Teji s house to Namdev Gendu Kadukar including 
Umravde Master s house to Gulabrao Dodke s house 
including Ramesh Dadhe s house . 


09 


Nehru Ward 


2016 


North - From the boundary of Kamath at Surya Narayan Pond 

included to Kamta Babu Bhargav s field including the 
house of Shekh Rafik S / O Shekh Nadar, the house of 
Kalimuddin Patel , Anusuiya Mata Temple and the house 
of Sheshrao Suryavanshi. 


East — Going from the boundary of Kharsali village including G.L. 

Pawar s field , crossing the bypass and including Kanta 
Pawar s house , Ramrao Maratha s field Khasra No. 1226 
and Chindhya Harbu s field to the boundary of Kamath . 


South- Going from the boundary of Chouthiya village including 

Nimba Bahya s field to the boundary of Kharsali. 


West - Going from the boundary which is between the house of 

Kamtanath Bhargav and his field , crossing the Nala 
including irrigation colony, Yenu bai Pandagre s house and 
Amarchand Agrawal s field at Amravati Road to the 
boundary of Chouthiya village . 


10 


Aazad Ward 


1859 


North— Going from Dhanaram Chipdaya Sahu s house to the east 

side of Nagpur Betul Road including State Bank and Om 
Vastralaya to Ajay S /O Nandlal Shivhare s shoe shop . 


East — From Jubaid bee Abdul Rajjak s house including Shekh 

Chhotelal S / O Shekh Sardar s house and Riyaz Pahalwan s 
house to the house of Dhanaram Chipada Sahu . 


South --From Dipak Shivhare s shop , from where going towards 

south side to Shubham grocery shop at Jain Coldrink Marg 
including the shop of Kaluram Jain . 


West- Going towards the east side from the shop of Nur Ali Mulla 

including the house of Omkar Sahu, From Munna Kasare s 
house to Shekh Karim Driver s house including the house 
of Akhtar Khan and the flour mill of Dhudlya Bachle . 


1 


Patel Ward 


2170 


North — The east side of Khedli Road from Handpump to Nagdeo 

Sthapana the south side of the boundary of Chandora Khurd 
to the North side of the field of Habib Khan Khasra 
No. 342 to the east side of Kamath village . 


246 


7782491 376793 , fatich 14 uli 2014 


[ 4171 2 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


East-- From Betul, Nagpur Road High School to Vimla Bai 

Bhaiyalal Pawar s house including Kisori Jangli Pawar s 
house , then crossing the road , from including CMO s Bun 
galow but the boundary of Navab Khan s field to Panchayat 
Training Centre , going towards Kamath , crossing the 
Railway line, including Birajlal Pawar s field and Dhopade s 
field to the north side of Habib Khan and the boundary of 
Chandora Khurd 


South - From Ramrao Maratha s house including the north side of 

Betul, Nagpur road , from where the east side of Mazid to 
the house of Chhote Miya and the east side of the Navin 
School s boundary . 


West.From the boundary of Chandora Khurd to south side of 

Khedli Multai Road Handpump where from the house of 
Gannu Pawar to the house of Sudhakar Dhopade and 
Amardas Mankar s house from where crossing the railway 
gate going along with Railway boundary including Naka 
No 2 going towards east side of Railway Station road from 
Krishna Takies to the house of Ramrao Maratha . 


12 


Gandhi Ward 


1857 


North — From Shekh Ishmail ( Junk dealer ) s house , crossing the 

old bypass , from Shekh Pappu S /O Shekh Kasam s house 
to Gandhi Chowk including the shop of Anjuman Slamiya 
and the house of Wamanrao Mahore to Braj Bhushan 
Jaiswal. 


East- From Kamlabai s house including the house of Shekh Israil 

S / O Shekh Mehtab (Raju ) , and the house of Shekh Takrim 
S /O Shekh Matin Driver to the house of Shekh Ismail S /O 
Shekh Chhote. 


South - From Gouribai Rama Dheemar s house including Hanif 

Khan S /O Kunnu Khan s house crossing road , including 
the house of Rahman S / O Ramjan and Shekh Yusuf Bhai 
S / O Shekh Abbash to the house of Sher Mohammad . 
From where crossing the road , the house of Saheb Khan 
driver including the old bypass road , from the house of 
Nandu Prajapati to Munna Amjhare s house , including 

Narayan Chende s house to the house of Shekh Mustak. 
West--From the Gali of Brajbhushan Jaiswal to Shyam Jaiswal 

including the boundary of well . 


13 


Ambedkar Ward 


2083 


North From Khasra No. 327 of Budhya Pawar and the south 

boundary of Chandora to the west side of Badegaon road , 
from Khasra No. 286 of Ramlal Prajapati to Khasra No. 
285 including Khasra No. 254 and Khasra No. 239 

crossing Parmandal Road to Railway line. 
East - Going to north side of Agrawal Petrol Pump from Girija 

Malviya s house including Deshmukh Ranger s house 
Ronya Bhau s house after crossing the Nala Ganthe 
Engineer s house and PWI office after crossing railway 
line to Khasra No. 327 of Budhya Birbal Pawar. 


HITI 2 ] 


Hepat 273793 , FGHICA 14 $ 70727 2014 


247 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


South- From the east side of Parmandal boundary to Agrawal 

Petrol Pump including Milk Dairy. 
West- From milk dairy including railway line and Khasra No. 195 

to the north side of Nagpur road . 


14 


Rajiv Gandhi Ward 


1863 


North -- From excise office to the house of Khushyal Mistri at Birul 

Road crossing the Tapti river, including the field of Rajendra 
Bhargav , crossing the new bypass road to the boundary of 

Paregaon . 
East- From the north side of Prithvinath Bhargav s field s bound 

ary including Premlal Pawar teacher s house , Bisan Soni , 
Jivtya Pawar and Dhannu Teji s house crossing Masod 
Road , including Moksha Dham Gate , Raja Servicing 
Centre and Manoj Sable s house to Ganga Mandir. 


South - From Pandagre Babu s Khasra No. 957 Masod Road Fur 

long No. 3/3 to the boundary of Prithvinath Bhargav s field 
at the Heerakhapa boundary including Jasibai s field after 
crossing the Masod Road . 


West- From the south side of Furlong No. 2/2 at Birul Road , 

Bajilal Laxman Soni s Khasra No. 830 crossing the Satoda 
Nala Khasra No. 831 to Khasra No. 835 crossing the road , 
from Khasra No. 846 , 847 of Amarchand Agrawal to the 
south side of forlons No. 3/3 , including Pump No.4 , Khasra 
No. 962 and 966 and Khasra No. 957 of Pandagre Babu 
after crossing the Tapti river. 


15 


Indira Gandhi Ward 


2111 


North - From the west side of Kamath boundary , including Mazid 

Chouhan , Ikbal Lohar s industry and housing board colony 
crossing the c.c. Road from Ganesh Prasad Suryavanshi s 
house to Shekh Rafik driver s house including Mulla s 
flour mill . 


East - From the house of Madhu Mahore , going towards north 

side including Kisna Sahu s house , crossing Betul, Nagpur 
Road to the house of Indrajeetsingh Panjabi and land to the 

industry of Pratapchand Jain including MPEB office . 
South - From the godown of banana of Shekgh Taufik S /O Shekh 

Rafik including the house of Hamid Khan S /O Hatam 
Kha while going towards the east crossing Amravati Road 
including Postmardem house (Chilghar) and the bound 
ary of Kamath to the house of Madhu Mahore . 


West -Going towards the south side of Shekh Rafik driver, including 

the house of Hanumantrao Likhitkar , going through rest 
house boundary crossing Betul, Nagpur road , including 
the Govt. School beside the BJP office , the shop of Shekh 
Navab , Community Hall and the house of Bhadya Tilanthe 
to Toufik s banana godown . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

RAJESH PRASAD MISHRA , Collector & Ex -officio Dy.Secy. 


248 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 2 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर , मध्यप्रदेश 

अशोकनगर, दिनांक 4 फरवरी 2014 
क्र . डूडा- वार्ड विभाजन -2014-134 .--- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 29 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्डों का 
विस्तार) नियम, 1994 के तारतम्य में तथा मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए, मैं , आर. बी . प्रजापति , कलेक्टर, जिला अशोकनगर , नवगठित नगर परिषद् शाढौरा के वार्डों का विस्तार नीचे 
दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ 

अनुसूची 


वार्ड का नाम 


जनसंख्या 


चतुर्थ सीमा 


वार्ड 
क्रमांक 
( 1 ) 


अ.जा. 


अ.ज.जा. 


कुल 
( 3 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 


गांधी नगर वार्ड 


797 


305 


266 


उत्तर - झागर गांव 
पूर्व - बगुल्या रोड 
दक्षिण - रेल्वे लाईन 
पश्चिम - वेचिराग रुसल्ला 


2 


स्टेशन वार्ड 


731 


435 


11 


उत्तर-- रेल्वे स्टेशन 
पूर्व - तालाब 
दक्षिण - अशोकनगर गुना रोड 
पश्चिम - सेमरीशाहवाद 


--- 


3 


माता मोहल्ला हरिजन बस्ती वार्ड 


660 


561 


निल 


उत्तर - तालाब 
पूर्व - खडिया को रास्ता 
दक्षिण - पुलिस थाना 
पश्चिम - नईसराय सड़क 


4 


नारायण दास वार्ड 


700 


01 


निल 


उत्तर - तालाब 
पूर्व - शिव मन्दिर 
दक्षिण - खडिया मोहल्ला का रास्ता 
पश्चिम -- हरिजन बस्ती 


5 


महल वार्ड 


641 


निल 


निल 


उत्तर.-- रिलांयस टावर 
पूर्व - सदर बाजार का रास्ता 
दक्षिण - अशोकनगर गुना रोड 
पश्चिम - नईसराय सड़क 


6 


पंडापुरा वार्ड 


645 


65 


14 


उत्तर - कन्या शा . भवन 
पूर्व - सदर बाजार 
दक्षिण - कुंआ 
पश्चिम - महल मोहल्ला की खुली जगह 
उत्तर - पंडापुरा 
पूर्व - कृष्ण 

चौराहा 
दक्षिण - इन्द्रा आवास 
पश्चिम - पुलिस थाना 


7 


महावीर वार्ड 


716 


23 


निल 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014 


249 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


8 


इंदिरा नगर वार्ड 


797 


333 


336 


उत्तर - अशोकनगर गुना रोड 
पूर्व - अमोदा रोड 
दक्षिण - पिपरोंल गांव 
पश्चिम - इंदिरा आवास का शेष भाग 
उत्तर -- अशोकनगर गुना रोड 
पूर्व - टेकरी रोड 
दक्षिण - छात्रावास भवन 
पश्चिम - इंदिरा आवास 


टेकरी वार्ड 


795 


64 


44 


10 


मेला ग्राउण्ड वार्ड 


769 


44 


77 


उत्तर- अशोकनगर 

गुना 

रोड 
पूर्व रेल्वे चौकी 
दक्षिण - बामोरी ताल 
पश्चिम - अमोदा रोड 


11 


आजाद वार्ड 


604 


302 


निल 


उत्तर - रेल्वे लाईन 
पूर्व - तालाब 
दक्षिण - शिव मंदिर , कुण्ड मोहल्ला 
पश्चिम 

-नईसराय सड़क 


12 


मोलाना वार्ड 


689 


127 


05 


उत्तर. - मस्जिद 
पूर्व - खटीक मोहल्ला 
दक्षिण - सोनी मंदिर 
पश्चिम - बैंक 


13 


मिल्क चौकी वार्ड 


723 


44 


निल 


उत्तर- माता मंदिर 
पूर्व - सोनी मंदिर 
दक्षिण - महल मोहल्ला 
पश्चिम - वनिया कुंआ 


14 


शिव वार्ड 


609 


59 


निल 


उत्तर - तालाब 
पूर्व - कुजढा मोहल्ला 
दक्षिण - माता मंदिर 
पश्चिम - शिव मंदिर 


15 


श्रीकृष्ण वार्ड 


745 


121 


04 


उत्तर - बाजार के पीछे नाला 
पूर्व - रेल्वे फाटक 
दक्षिण - अशोकनगर गुना रोड 
पश्चिम - सब्जी बाजार 


योग 


10621 


2484 


757 


आर. बी . प्रजापति , कलेक्टर. 


250 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 2 


अशोकनगर, दिनांक 4 फरवरी 2014 


क्र . डूडा- 2014--140.-- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 29 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका ( वार्डों का विस्तार ) नियम , 
1994 के तारतम्य में तथा मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए, मैं , आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर , जिला अशोकनगर , नगरपालिका परिषद् अशोकनगर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई 
अनुसूची के 

अनुसार अवधारित करता हूँ : 

अनुसूची 


Pure 


वार्ड का नाम 


जनसंख्या 


चतुर्थ सीमा 


वार्ड 
क्रमांक 
( 1 ) 


अ.जा. 


अ.ज.जा. 


कुल 
( 3 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


संजय गांधी वार्ड 


( 6 ) 
उत्तर----कैंची बीड़ी से होते हुए विनोद ओझा, जगदीश शर्मा 

के अंतिम मकान तक . 


3697 


518 


72 


पूर्व -- जगदीश शर्मा के मकान से होते हुए, कमल सिंह 

अहिरवार , नेहरू डिग्री कालेज , हनुमान मंदिर, 
एल.आई.सी. के पास शिवराम रघुवंशी के मकान 

से पशु चिकित्सालय तक. 
दक्षिण - पशु चिकित्सालय से रेल्वे लाईन होते हुए रेल्वे 


स्टेशन तक . 


पश्चिम रेल्वे स्टेशन से होते हुए बायपास गुना रोड, महेन्द्रा 

ट्रेक्टर, कैंची बीड़ी अंतिम सीमा तक . 


2 


देवी गायत्री वार्ड 


3762 


845 


602 


उत्तर - गोराघाट की सीमा से महेन्द्र हरिजन के मकान तक 
पूर्व - महेन्द्र हरिजन के मकान से होते हुए, यादव कालोनी, 

बायपास रोड क्रास करते हुए आदर्श बाल विद्या 

मंदिर , कन्हैयाराम साहू के मकान तक . 
दक्षिण - आदर्श बाल विद्या मंदिर , कन्हैयाराम साहू के 

मकान से होते हुए राहुल केवट का मकान , टीचर 

कालोनी, सिकन्दर खान के मकान तक . 
पश्चिम - सिकन्दर खान के मकान से होते हुए मंदसौर 

मिल , आर.टी.ओ. आफिस, गोराघाट की अंतिम 


सीमा तक . 


3 


रविशंकर वार्ड 


3729 


266 


67 


उत्तर - प्रदीप माथुर का मकान, वायपास रोड होते 

हुए वेदान्त भवन के सामने राजेश शर्मा का 

अंतिम मकान . 
पूर्व - राजेश शर्मा के मकान से बायपास रोड होते हुए, 

दूरसंचार, वेदान्त भवन, सुंदरलाल का मकान, लता 

खेर के मकान की सीमा तक. 
दक्षिण - लता खेर के मकान से होते हुए, ईसागढ़ रोड, 

महात्मा का बाड़ा तक . 
पश्चिम - महात्मा के बाड़े से होते हुए, राजधर सिंह के 

मकान, ओम कालोनी, प्रदीप माथुर के मकान तक. 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014 


251 


4 


मौलाना आजाद वार्ड 


3672 


384 


17 


उत्तर - तुलाराम के मकान से होते हुए, पछाडी खेडा रोड, 

लालाराम देवपाल के मकान , श्री अशोक पटेल का 
भवन, नहर तक . 


पूर्व - अशोक पटेल के मकान से कमलदास के मकान से 

कोलुआ रोड पर हरि लम्बरदार के मकान तक . 
दक्षिण - हरिलम्बदार के मकान से, नया बस स्टेण्ड , लेक 

सिटी, तुलसी सरोवर कालोनी, शनिदेव तिराहा, 
सोनी कालोनी होते हुए, केवलचंद भूसा वालों के 


मकान तक . 


5 


गोखले वार्ड 


3901 


1200 


27 


पश्चिम - केवलचंद भूसा वाले के मकान, डॉ. डी . के. जैन 

के मकान से होते हुए तुलाराम के मकान तक . 
उत्तर - वायपास रोड के पास बोडिंग हाउस, शांति बिहार , 

रिलायंस पेट्रोल पम्प , धर्म कांटा, कोलुआ शंकरजी 

के मंदिर तक . 
पूर्व - कोलुआ रोड शंकर जी के मंदिर से होते हुए बसीर 

खां का मकान, माता मंदिर को अंदर लेते हुए , 

द्वारका प्रसाद के मकान तक . 
दक्षिण -- द्वारका प्रसाद के मकान से रेलवे लाईन के 

समीप, कृषि उपज मण्डी होते हुए शासकीय 
अस्पताल तक . 


पश्चिम - शासकीय अस्पताल से दुबे कालोनी को अंदर लेते 

हुए, बोडिंग हाउस के अंतिम सीमा तक . 


6 


विवेकानंद वार्ड 


3862 


1048 


28 


उत्तर - श्री देवीसिंह चंदेल के मकान से अंदर इन्द्रीश के 

मकान तक . 
पूर्व - इन्द्रीश के मकान से कोलुआ रोड 
पार करते 

हुए 

शंकर 
कालोनी में स्थित सुरेश सेन के मकान तक . 
दक्षिण - सुरेश सेन के मकान से सुखलाल अहिरवार के 

मकान तक . 
पश्चिम - सुखलाल अहिरवार के मकान से मिन्दा के बगीचा 

से कोलुआ रोड को पार करके, रामजी लाल शर्मा 
से आगे देवीसिंह चंदेल के मकान तक . 


7 


राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 


3901 


1378 


04 


उत्तर - कोलुआ रोड पर शंकर जी के मंदिर से आगे फूल 

सिंह के मकान से मिन्दा के बगीचे वाला भाग . 
पूर्व - मिन्दा के बगीचे के पास, गली में से अंदर गौड बाबा 

मंदिर , भरोसी के मकान, रामचरण का मकान , 
वीरेन्द्र रजक का मकान , श्री कमलेश लोधी के 

मकान तक . 
दक्षिण - कमलेश लोधी के मकान से होते हुए, वेयर हाउस 

के पीछे नन्नूलाल के मकान तक . 
पश्चिम - नन्नूलाल के मकान से शंकरजी के मंदिर से आगे 

फूल सिंह के मकान तक . 


252 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


8 


डॉ . अम्बेडकर वार्ड 


3702 


1190 


110 


उत्तर - हरिओम पाठक का मकान, सत्यनारायण शर्मा का 

मकान , रेलवे लाईन , ओव्हर ब्रिज के नीचे से ऊर्जा 
कालोनी होते हुए, गंगाराम अहिरवार का मकान , 

बौद्ध बिहार मंदिर तक . 
पूर्व बौद्ध बिहार मंदिर से रेलवे लाईन के पास भगवत 

कन्डेक्टर के मकान तक. 


दक्षिण - कन्डेक्टर के मकान से प्रस्तावित नवीन वायपास 

पर रमेश श्रीवास्तव के मकान, त्रिदेव मंदिर तक . 
पश्चिम - त्रिदेव मंदिर से एस . पी . ऑफिस, पॉलीटेक्निक 

कालेज, विदिशा रोड पर कमल पटेल का मकान, 
विदिशा रोड वायपास तिराहा से आगे हरिओम 
पाठक के मकान तक . 


9 


शंकराचार्य वार्ड 


4092 


710 


72 


उत्तर - राम किशोर बोहरे के मकान से होते हुए बोहरे 

कालोनी में अंदर घनश्याम शर्मा के मकान को 

अंदर लेते हुए, गुलाब खां के मकान तक . 
पूर्व - गुलाब खां के मकान से अंदर जाते हुए भगवत सिंह 

रघुवंशी के मकान तक. 
दक्षिण - भगवत सिंह के मकान से रामकुमार कोरी के 

मकान तक . 


पश्चिम 


-रामकुमार कोरी के मकान से आगे विदिशा रोड से 
जाते हुए रामकिशोर बोहरे के मकान तक. 


10 


शशीन्द्र वार्ड 


3658 


221 


10 


उत्तर - नवाव खां के मकान से रेल्वे लाईन क्रासिंग तक 
पूर्व - नवाव खां के मकान से रेल्वे लाईन, डॉ . कोटा वाला 

दवाखाना तक . 


दक्षिण - डॉ. कोटा वाला दवाखाना से गिरधारी चक्की तक 


पश्चिम -विदिशा रोड पर गिरधारी चक्की से, डॉ. अम्बेडकर 

पार्क जगदीश श्रीवास्तव के मकान से , नवाव खां 
के मकान तक . 


11 


लालबहादुर शास्त्री वार्ड 


3421 


181 


08 


उत्तर रेलवे फाटक से लक्ष्मण हरिजन के मकान तक 


पूर्व - लक्ष्मण हरिजन के मकान से पुराना बस स्टेण्ड 

बृजमोहन दुबे के मकान तक . 
दक्षिण -बृजमोहन दुबे के मकान से पाराशर गली से 

होते हुए, द्वारकाप्रसाद बोहरे के मकान से नेमीचंद 

जैन के मकान तक . 
पश्चिम - पुराने बाजार से नेमीचंद जैन के मकान से, चांदसी 

अस्पताल पुरानी पुलिस स्टेशन को अंदर लेते हुए 
गांधी पार्क से होते हुए गुरूद्वारा, नया ओव्हर ब्रिज , 
रेल्वे फाटक तक. 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


253 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


12 


भगतसिंह वार्ड 


3550 


1799 


00 


उत्तर-- हरिकिशन कोरी के मकान को अन्दर लेते हुए, 

लम्बरदार गली से विदिशा रोड पर स्थित राजेन्द्र 

सेठी के मकान तक. 
पूर्व --- विदिशा रोड पर स्थित राजेन्द्र सेठी के मकान को अंदर 

लेते हुए विदिशा रोड से आगे हा . से. मिलन 

पब्लिक स्कूल तक . 
दक्षिण --- हा. से. मिलन पब्लिक स्कूल से मुन्नालाल के 

मकान तक . 
पश्चिम -- मुन्नालाल के मकान से होते हुए, रमेश सरगैया के 

मकान बाल्मीक मंदिर से होते हुए लम्बरदार गली, 
हरिकिशन कोरी के मकान तक. 


13 


देवी जी वार्ड 


3574 


520 


09 


उत्तर - पी.टी.आई. रमेश सोनी के मकान से गोविंदलाल 

शर्मा का मकान , किरण शिवहरे तक . 
पूर्व - किरण शिवहरे के मकान से विदिशा रोड पर 

राजेन्द्र दुबे के मकान को अंदर लेते हुए पवन 

कुमार शर्मा के मकान तक . 
दक्षिण - पवन कुमार शर्मा के मकान से होते हुए भजन 

लाल चिडार के मकान तक. 
पश्चिम - भजनलाल चिडार के मकान से पी.टी.आई. रमेश 

सोनी के मकान तक . 


14 


इंदिरा गांधी वार्ड 


3441 


591 


11 


उत्तर - अवधनारायण शर्मा, मरघट शाला के पीछे से शशेन्द्र 

गली नं . 1 तक सुरेन्द्र नामदेव के मकान तक . 
पूर्व - सुरेन्द्र नामदेव के मकान , अमान सिंह अहिरवार से 

सरस्वती स्कूल तक . 
दक्षिण - सरस्वती स्कूल आरोन रोड पर जाते हुए, राजेन्द्र 

ओझा के मकान से होते हुए रमाशंकर शर्मा के 

मकान तक . 
पश्चिम - रमाशंकर शर्मा के मकान से लल्लू जोगी के मकान 

होते हुए, अवधनारायण शर्मा के मकान तक. 


15 


लक्ष्मी बाई वार्ड 


3857 


372 


00 


उत्तर - आरोन रोड पर खिलन सिंह का मकान, चन्द्रेश साहू 

का मकान , नारायण प्रसाद शर्मा के मकान हिरिया 
के टपरा को अंदर लेते हुए, छात्रावास , खाद बीज 

निगम , लक्ष्मण सिंह के मकान तक . 
पूर्व - लक्ष्मण सिंह के मकान से हैण्डपम्प के पास खिलन 

सिंह के मकान तक . 
दक्षिण -- हैण्डपम्प के पास, खिलन सिंह के मकान , आईसक्रीम 

फैक्ट्री रमेश कुशवाह का मकान से हरिराम 
कुशवाह 

के मकान तक. 
पश्चिम - हरिराम कुशवाह का मकान, खुली भूमि से होते 

हुए , खिलन सिंह के मकान तक. 


, 


254 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


16 


गांधी वार्ड 


3977 


204 


04 


उत्तर -- महेन्द्र जैन के मकान से मेहमूद खां बगीचे को लेते 

हुए, राजाराम नगेश्री मकान तिराहे तक . 
पूर्व- राजाराम नगेश्री के मकान से होते हुए छात्रावास , 

चिन्ताहरण हमुमान मंदिर से होते हुए, प्रीतम 

सरदार के मकान तक . 
दक्षिण -- प्रीतम सरदार के मकान से खुली भूमि तक 
पश्चिम - रामप्रसाद ओझा का मकान. 


17 


जवाहर वार्ड 


3680 


245 


00 


उत्तर -- जैन भवन से होते हुए, द्वारका पण्डा का मकान , 

सुराना चौराहा होते हुए, प्रोशेसन रोड, प्रवीण शर्मा 

का मकान ओमप्रकाश चौधरी के मकान तक . 
पूर्व - ओमप्रकाश चौधरी के मकान से गांव जैन मंदिर, तोमर 

का बाडा, जगदीश प्रसाद शर्मा, हवेली से होते 

हुए, बाबूलाल ओझा के मकान तक . 
दक्षिण - बाबूलाल ओझा के मकान से होते हुए, नगरपालिका 

दुकान, अम्बेडकर भवन तक . 
पश्चिम -- अम्बेडकर भवन से होते हुए हाउसिंग बोर्ड 

कालोनी को अंदर लेते हुए, राजेन्द्र जैन का 
मकान, जैन भवन तक. 


18 


सुभाष वार्ड 


3833 


00 


00 


उत्तर - इंदिरा पार्क से होते हुए , भगत सिंह मार्ग पर 

बाबूलाल बरोदिया वालो के मकान से, रघुवंशी 
फर्नीचर, गणेश मार्केट अंतिम गांधी पार्क कुनाल 

मेडिकल तक. 
पूर्व - गांधी पार्क 

कुनाल 

मेडिकल से होते हुए, पुराना बाजार, 
प्रोशेसन रोड, शंकर जी के मंदिर से होते हुए 
बैजनाथ साहू का मकान, मिलन पब्लिक स्कूल 
को अंदर लेते हुए अजय मिश्रा, चन्द्रशेखर के 

मकान तक . 
दक्षिण - चन्द्रशेखर के मकान से कस्तूरबा गली से होते हुए, 

चौपडा कुआ प्रोशेसन रोड, सुराना चौराहे के 

सामने हनुमान मंदिर तक . 
पश्चिम - हनुमान मंदिर से प्रेमनारायण सोनी के मकान , 

गर्ल्स स्कूल, गणेश मोहल्ला अंदर लेते हुए, इंदिरा 
पार्क बरोदिया वस्त्रालय तक . 


19 


महावीर वार्ड 


3555 


58 


08 


उत्तर-पंजाबी कालोनी में रेलवे लाईन के पास पंजाबी 

कालोनी में अजयकान्त के मकान को अन्दर लेते 
हुए, रेलवे स्टेशन से होते हुए माल गोदाम होते 

हुए, रेलवे क्वार्टर तक . 
पूर्व - रेलवे क्वार्टर से अग्रवाल लॉज, चंदेरी पान भण्डार, 

गांधी पार्क पर नगरपालिका की 2 मंजिला 
दुकान, रेस्ट हाउस , पोस्ट आफिस, न्यू मार्केट, 

रेल्वे स्टेशन तक . 
दक्षिण -- गांधी पार्क गोल बिल्डिंग से होते हुए, नेहरू पार्क 

वाचनालय , केवलचंद जैन लालोनी के मकान तक . 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014 


255 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


पश्चिम - केवलचंद जैन लालोनी वाले के मकान को अंदर 

लेते हुए, बिलाला मिल रोड पर से अंदर जाते हुए, 
भगवान सिंह लोधी के मकान से आगे अजयकांत 
के मकान पंजाबी कालोनी तक . 


20 


पटेल वार्ड 


3825 


197 


00 


उत्तर - लक्ष्मीनारायण लोधी का मकान, गली में फूलजी का 

मकान, बाबू अशोक के मकान तक . 
पूर्व-- बाबू अशोक के मकान से श्रेयांस चौधरी का मकान , 

स्वामी जी की बगिया को लेते हुए, श्वेताम्बर जैन 
मंदिर के पास राजेश कुमार, नीलेश कुमार जैन के 
मकान से बगुल्या वाले के मकान से सीधे 

शांतिनाथ मंदिर , प्रकाशचंद जैन के मकान तक . 
दक्षिण - प्रकाशचंद जैन का मकान, खुली भूमि की अंतिम 

सीमा तक . 
पश्चिम - खुली भूमि , राजेश सेठ के मकान से लक्ष्मीनारायण 

लोधी के मकान तक . 


21 


गौशाला वार्ड 


3617 


573 


00 


हुए सरस्वती 


उत्तर -- धुंधा प्रजापति के मकान से होते हुए, सबदल सिंह 
के मकान , गौशाला, हनुमान स्कूल को अंदर लेते 

स्कूल, वर्धमान स्कूल, 

रूपसिंह ओझा 
के मकान तक . 
पूर्व - रूपसिंह ओझा के मकान से रमेशचंद गुप्ता के मकान, 

ओमप्रकाश पुरी , शिक्षक के मकान तक . 
दक्षिण - ओमप्रकाश पुरी शिक्षक के मकान, गजिया बाई के 
मकान , अमरचंद साहू 

के मकान तक . 
पश्चिम - अमरचंद साहू के मकान , बाबूलाल लोधी का 

मकान होते हुए, धुंधा प्रजापति के मकान तक . 
उत्तर रेलवे लाईन के पास नौघरा कालोनी में मुन्नालाल 

धोबी के मकान से होते हुए, महेन्द्र केवट के 


22 


राजीव वार्ड 


3522 


184 


14 


मकान तक . 


- 


पूर्व - महेन्द्र केवल के मकान से रामेश्वर लोधी का मकान, 

नेमीचंद जैन का मकान मोहरी कम्प्यूटर तक . 
दक्षिण नेमीचंद जैन का मकान मोहरी कम्प्यूटर, स्वाध्याय 

मंदिर, डॉ. गोयल का मकान , लाईफलाईन अस्पताल 
होते हुए , छैघरा पर मस्जिद के पास नियाज 

मोहम्मद के मकान तक . 
पश्चिम - मस्जिद के पास नियाज मोहम्मद के मकान से 

छैघरा कालोनी से होते हुए रेल्वे लाईन के पास 
नौघरा कालोनी में मुन्नालाल धोबी के मकान तक. 


महायोग 


81828 


12684 


1063 


आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर. 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2014. 


